निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 11 


पटना, 


27 फाल्गुन 1936 ( श ० ) 
बुधवार , 

18 मार्च 2015 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , 

आदेश. 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

3-5 

भाग - 9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


, 


भाग- 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


--- 


, 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


6-8 


2 


बिहार गजट , 18 मार्च 2015 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 जनवरी 2015 
सं ० 3( स ०) / उ0 स्था ०(पदग्रहण ) 03/2005 ( खंड) -442 – श्री राजेश कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग 
केन्द्र, पटना को अगले तीन महीने के लिए श्रीमती विक्टोरिया पूर्ति , उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग , 
बिहार, पटना के साथ उनके योजना शाखा ( सरकार पक्ष ) में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ० )-अस्पष्ट , उप - सचिव । 


30 जनवरी 2015 
सं 0 3 / उ 0 स्था ० ( स्थानान्तरण )06 / 12-448 श्री राम खेलावन चौधरी, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , 
लखीसराय को अपने कार्यों के अलावे प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, शेखपुरा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 
2. यह आदेश दिनांक 01-02-2015 से प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० )-अस्पष्ट, उप - सचिव । 


- 


- 


2 फरवरी 2015 
सं ० 3 / उ 0 स्था ०( स्था ० / पदस्थापन)04 / 11-451 - श्री दयानाथ झा , परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार - सह 
प्रशिक्षण केन्द्र, राघोपुर , बखरी, सीतामढ़ी को अगले आदेश तक के लिए सुपौल में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

श्री झा अपना योगदान सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), पूणियाँ को देगें । श्री झा की प्रतिनियुक्ति सुपौल जिला में 
मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना के संचालनार्थ की जाती है । इनका मुख्यालय मलवरी प्रसार उपकेन्द्र, सुपौल रहेगा । 

सं ० 3 / उ० स्था ०( स्था ० / पदस्थापन) 04 / 11-452 - श्री राम कुमार सिन्हा, परियोजना पदाधिकारी, मलवरी 
प्रसार - सह- प्रशिक्षण केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर को अगले आदेश तक के लिए कटिहार में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

श्री सिन्हा अपना योगदान सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पूर्णियाँ को देगें । श्री सिन्हा की प्रतिनियुक्ति कटिहार 
जिला में मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना के संचालनार्थ की जाती है । इनका मुख्यालय मलवरी फार्म रोसना, कटिहार 
रहेगा । 

सं ० 3 / उ० स्था ०( स्था ० / पदस्थापन ) 04 / 11-453 — श्री पंकज कुमार, परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार - सह 
प्रशिक्षण केन्द्र, फरीदपुर, सीवान को अगले आदेश तक के लिए हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार , पटना में प्रतिनियुक्त 
किया जाता है । 

श्री कुमार अपना योगदान निदेशक , हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को देगें । 

सं ० 3 / उ ० स्था ०( स्था ० / पदस्थापन )04 / 11-454 - श्री कमल किशोर, परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार - सह 
प्रशिक्षण केन्द्र, कुमारबाग, बेतिया को अगले आदेश तक के लिए अररिया में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

श्री किशोर अपना योगदान सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पूर्णियाँ को देगें । श्री किशोर की प्रतिनियुक्ति मुख्यमंत्री 
कोशी मलवरी परियोजना के संचालनार्थ की जाती है । इनका मुख्यालय मलवरी प्रसार उपकेन्द्र, अररिया रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) -अस्पष्ट , उप – सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 52-571 + 30 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 18 मार्च 2015 


3 


भाग-2 


आदेश , 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा निकाले गये विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


कृषि विभाग 


- 


1 


अध्यक्ष 


2 


3 


4 


सदस्य 


5 


6 
7 


8 


9 


अधिसूचना 

24 फरवरी 2015 
सं ० एन 0एम0 एस 0 ए0 को0-16 / 2015-21 / कृ — भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग नई दिल्ली द्वारा सभी 
कृषकों के प्रत्येक जोत ( Each holding) का हर तीसरे वर्ष ( Every third year) मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्गत करने के 
उद्देश्य से " मृदा स्वास्थ्य कार्ड" योजना प्रारंभ करने जा रही है । वार्षिक कार्य योजना की तैयारी, स्वीकृति, कार्यान्वयन एवं 
अनुश्रवण के लिए मागदर्शिका के आलोक में निम्न रूपेण कार्यकारिणी समितियों का गठन किया जाता है: 
1.राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति ( State Level Executive Committee ) 

कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विभाग, बिहार, पटना 
प्रधान सचिव / सचिव, कृषि विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य 
कृषि निदेशक , कृषि विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य सचिव 
उधान निदेशक, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 
क्षेत्रीय निदेशक , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पूर्वी क्षेत्र, पटना 

विशेषज्ञ सदस्य 
निदेशक अनुसंधान / विभागाध्यक्ष, मृदा विज्ञान , रा.कृ.वि., पूसा , समस्तीपुर 

विशेषज्ञ सदस्य 
निदेशक अनुसंधान / विभागाध्यक्ष, मृदा विज्ञान, बि.कृ.वि. सबौर, भागलपुर 

विशेषज्ञ सदस्य 
निदेशक प्रसार शिक्षा, रा.कृ.वि., पूसा, समस्तीपुर 

विशेषज्ञ सदस्य 
निदेशक प्रसार शिक्षा, बि.कृ.वि. सबौर, भागलपुर 

विशेषज्ञ सदस्य 
कृषि उत्पादन आयुक्त की अनुपस्थिति में प्रधान सचिव / सचिव, कृषि द्वारा बैठक की अध्यक्षता किया जाएगा । 

राज्य स्तरीय कमिटी योजना परिचालन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में राज्य स्तर पर योजना की स्वीकृति , 
कार्यान्वयन एवं अनुश्रवन का कार्य करेगी । 
2. जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति ( District Level ExecutiveCommittee ) 

जिला पदाधिकारी 
जिला कृषि पदाधिकारी 

सदस्य सचिव 
परियोजना निदेशक , आत्मा 
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र 

विशेषज्ञ सदस्य 
मृदा विज्ञान विशेषज्ञ / शष्य वैज्ञानिक , कृषि विज्ञान केन्द्र 

विशेषज्ञ सदस्य 
सहायक निदेशक ( उधान) 

सहायक निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला 
जिला स्तरीय कमिटी योजना परिचालन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में प्रतिवर्ष नमूना संग्रहण हेतु राजस्वग्राम 
वार रोस्टर का निर्माण, जिला का वार्षिक कार्य योजना तैयारी, नमूना विश्लेषण , मृदा स्वास्थ्य कार्ड की तैयारी एवं वितरण , 
मृदा परिक्षण परिणाम के आधार पर प्रमुख फसलों के लिए समेकित उर्वरता प्रबंधन विकसित करना, स्टेक होल्डर का 
प्रशिक्षण, ग्राम स्तर पर कृषकों के बीच समेकित उर्वरता प्रबंधन का प्रसार आदि कार्य सम्पादित करेगी । 
3. yugat FATA 317 TCU HAR (Division Level Monitoring Committee ): 
प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक ( शष्य ) 

विशेषज्ञ सदस्य 
संबंधित कृषि विश्वविद्यालय / कृषि महाविद्यालय / क्षेत्रीय अनुसंधान 
संस्थान के मृदा विज्ञान के विशेषज्ञ वैज्ञानिक 

सदस्य 
उप निदेशक (रसायन ) 


1 


अध्यक्ष 


2 


3 


सदस्य 


4 


5 


6 


सदस्य 
सदस्य 


7 


अध्यक्ष 


1 


2 


3 


4 


बिहार गजट , 18 मार्च 2015 


प्रमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति के द्वारा " मृदा स्वास्थ्य कार्ड " योजना का अनुश्रवण (नमूना संग्रहण , विश्लेषण एवं 
मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण), क्षेत्रीय कठिनाइयों एवं उस पर अपने मंतव्य से मुख्यालय को अवगत कराना, जिलों को 
वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में सहयोग प्रदान करना आदि कार्य सम्पादित करेगी । 
यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
त्रिपुरारि शरण , प्रधान सचिव । 


उद्योग निदेशालय 


क्र ० 


1 


आदेश 

13 फरवरी 2015 
सं ० 1 / उ० नि ० नियुक्ति अनुकम्पा-03 / 10-548 — समान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र संख्या 13293 , 
दिनांक 15.10.1991 एवं पत्रांक 2822 , दिनांक 27.04.1995 के आलोक में जिला अनुकम्पा समिति , समस्तीपुर के ज्ञापांक 471 
जि ० स्था o, दिनांक 04.05.13 के क्रमांक 28 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं उद्योग निदेशालय, बिहार की उप अनुकम्पा समिति की 
बैठक दिनांक 13.11.14 के अनुशंसा के आलोक में श्री रामप्रवेश राम, पुत्र स्व 0 अभिलाख राम, रात्रि प्रहरी, आर्दश लौह 
कर्मशाला, समस्तीपुर को उनके नाम के सामने अंकित पदनाम , वेतनमान एवं कार्यालय में समय- समय पर सरकार द्वारा 
मिलने वाले भत्ते एवं अन्य अनुमान्य भत्तों पर अस्थायी रूप से योगदान की तिथि से निम्नांकित शर्त के साथ अनुकम्पा के 
आधार पर नियुक्त किया जाता है: 
मृत सरकारी सेवक के आश्रित का नाम पदनाम 

वेतनमान कार्यालय का नाम जहाँ 
एवं पता 

नियुक्त को पदस्थापित 

किया गया । 
श्री रामप्रवेश राम, पुत्र स्व 0 अभिलाख 

वेतन वैण्ड 
आदेशपाल 

जिला उद्योग केन्द्र, 
राम , रात्रि प्रहरी, आर्दश लौह कर्मशाला, 

5200-20200 / 
( वर्ग घ ) 

सीतामढ़ी । 
समस्तीपुर । 

ग्रेड पे 1800 
2. शर्त निम्नलिखित है: 

( क ) इनकी नियुक्ति अस्थायी है और बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है । 
( ख ) पदभार ग्रहण करते समय इन्हें असैनिक शल्य - चिकित्सक / चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र 

प्रस्तुत करना होगा । 
( ग ) पदभार ग्रहण करते समय इन्हें किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा । 
( घ ) पदभार ग्रहण करते समय घोषणा - पत्र देना होगा कि शादी में किसी प्रकार का तिलक - दहेज का लेनदेन 

नहीं करेंगे । 
3. पदभार ग्रहण करते समय निम्न घोषणा देना होगा । 
मैं माता / पिता का नाम .. 

पदनाम 

.पूरा पता............ 
घोषणा करता / करती हूँ कि मैं मृत सरकारी सेवक .. 
आश्रित परिवार का भरण पोषण करूँगा / करूँगी । मै । इस बात की भी घोषणा करता / करती हूँ । 
कि मुझे इस बात की जानकारी है कि मृतक के आश्रित परिवार के देख - भाल में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर नियुक्ति 
पदाधिकारी के द्वारा मेरी सेवा बगैर सूचना के समाप्त कर दी जायेगी । 


- 


दो निष्पक्ष गवाहों का हस्ताक्षर, पूरा नाम 


नियुक्त कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं पता 


1 . 


2 . 


4. यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी 
प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी । 

5. यदि किसी समय यह तथ्य प्रकट होता है कि गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर अनुकम्पा आधारित 
नियुक्ति प्राप्त की गयी है तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 


। 


6. योगदान देते समय कार्यालय प्रधान के समक्ष सभी मूल प्रमाण - पत्र प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा योगदान 
स्वीकृत नहीं किया जायेगा । उसकी जाँच कर ली जाय । 

7. पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर योगदान सुनिश्चित करना होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त 
समझा जायेगा । 

8. इस मामले में राज्य में प्रवृत नई पेंशन योजना लागू होगी । 


। 


बिहार गजट , 18 मार्च 2015 


5 


9. यह नियुक्ति जिला अनुकम्पा समिति समस्तीपुर के ज्ञापांक 471 जि 0 स्था 0 दिनांक 04.05.13 के क्रमांक 28 पर 
अंकित अनुशंसा के आलोक में की जा रही है । 

10. शैक्षणिक प्रमाण - पत्र के संदर्भ में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कारण – पृच्छा प्राप्त कर नियुक्ति रद्द कर दी 
जायेगी । 

आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , उद्योग निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 52-571 + 20 - डी टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 18 मार्च 2015 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचनाएं 

26 फरवरी 2015 
सं0 2 / अ 0 प्र0-1-01 / 2015-717 - श्री जावेद अशरफ , कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल , 
बांका -2 को निगरानी अन्वेषण व्यूरो, बिहार , पटना के धावा दल द्वारा दिनांक 17.01.2015 को 100,000 (एक लाख) रू 0 
रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया । श्री अशरफ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा , बेउर, 
पटना भेजा गया और उनके विरूद्द निगरानी थाना कांड सं0 04/2015 दिनांक 17.01.2015 के धारा 7/13(2) सह पठित 
धारा 13 (1)( डी ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 दर्ज किया गया । 

2 . उक्त निगरानी थाना कांड संख्या 04/2015 दिनांक 17.01.2015 के धारा 7/13(2 ) सह पठित धारा 13(1)( डी ) 
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री जावेद अशरफ , कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य 
प्रमंडल , बांका -2 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9( 2 )( क ) के तहत 
दिनांक 17.01.2015 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है 

3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम -10 के 
सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय , संयुक्त सचिव । 


18 फरवरी 2015 
सं 0 3 अ0 प्र0-1-28 / 2010-660— श्री रत्नेश पासवान , तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य 
प्रमंडल -2 , पूर्णिया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग, गुलजार बाग, पटना द्वारा कार्य 
प्रमंडल -2 , पूर्णिया के पदस्थापन काल में श्रीनगर प्रखंड के उच्छेपुर बेलवाडी प्रधानमंत्री सड़क से झुन्नी चौक जानेवाली पथ 
में मरम्मति हेतु आवंटन के विरूद्ध बिना निर्मित सडक की मरम्मति हेतु निविदा प्रकाशित की गयी । जिसके नियमानुकूल नहीं 
रहने के कारण विभागीय पत्रांक 520 दिनांक 12.02.2014 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया । श्री पासवान से प्राप्त स्पष्टीकरण 
के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि इनके द्वारा विभागीय दिशा निदेश का उल्लंघन किया गया । 

अतः समीक्षा के आलोक में श्री रत्नेश पासवान , तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल -2 , 
पूर्णिया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग, गुलजार बाग, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका 14(i) के तहत निंदन की शास्ति अधिरोपित की जाती है , 
जो आरोप वर्ष 2010-11 को छोड़कर अगले तीन वर्षों तक प्रभावी होगी । 
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
शैलेन्द्र 

कुमार पाण्डेय , संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 18 मार्च 2015 


7 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग । 


अधिसूचना 

4 मार्च 2015 
सं ० के 0 / कारा / न्याय -78 / 07-1432 — गृह (विषेष ) विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक 6861 दिनांक 25.06.2008 
के द्वारा श्री नगेन्द्र कुमार, तत्कालीन काराधीक्षक , शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को निलंबन से मुक्त करते 
हुए निम्न दंड अधिरोपित किया गया था : 

(i) श्री नगेन्द्र कुमार को " निंदन " की सजा दी जाती है । 
(ii ) उनकी दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है । 
(iii ) निलंबन की अवधि में इन्हें देय जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त और कोई राशि देय नहीं होगी । 

2. लेकिन इनके निलंबन अवधि को पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में गणना की जायेगी अथवा नहीं, के बिन्दु पर निर्णय 
नहीं हो सका था । 

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री नगेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त काराधीक्षक की निलंबन अवधि को 
पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में गणना किये जाने का निर्णय लिया गया है । 
4. पूर्व में निर्गत अधिसूचना के अन्य तथ्य यथावत् रहेगें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव , अपर सचिव - सह -निदेशक , प्रशासन । 


उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

6 फरवरी 2015 
सं ० 3( स ०) / उ० स्था ०( आरोप)13 / 14-537 — श्री भोला पासवान , परियोजना प्रबंधक , उद्योग विभाग, बिहार की सेवा 
प्रतिनियुक्ति के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार को दी गई थी । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार की 
अधिसूचना संख्या-364 दिनांक 19-09-12 द्वारा श्री पासवान को अंचलाधिकारी के पद पर अंचल - रोह, जिला - नवादा में 
पदस्थापित किया गया । दिनांक 15-10-14 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के द्वारा गठित धावा दल के द्वारा श्री पासवान 
को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया । फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के भाग -4 के नियम -9(2) ( क ) के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-4450 दिनांक 05-12-2014 
द्वारा हिरासत में जाने की तिथि से श्री पासवान को निलंबित किया गया । 

श्री पासवान द्वारा हिरासत से छूटने के बाद दिनांक 17-12-14 के पूर्वाह्न में उद्योग विभाग, बिहार में योगदान 
समर्पित किया । 

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम -9(3) के तहत श्री भोला 
पासवान, परियोजना प्रबंधक , उद्योग विभाग ( तत्कालीन अंचलाधिकारी , अंचल - रोह, जिला - नवादा) का योगदान दिनांक 
17-12-2014 के पूर्वाह्न में स्वीकार करते हुये निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम -10(3) के तहत दिनांक 
15-10-2014 से 16-12-2014 तक का जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान श्री पासवान को उसी स्थापना द्वारा दिया जायेगा 
जहाँ सरकारी सेवक कारावास में जाते समय पदस्थापित रहा हो । 
इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० )-अस्पष्ट , उप - सचिव । 


6 फरवरी 2015 
सं ० 3( स०) / उ ० स्था ०( आरोप)13 / 14-562— श्री भोला पासवान , परियोजना प्रबंधक , उद्योग विभाग, बिहार की सेवा 
प्रतिनियुक्ति के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार को दी गई थी । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार की 
अधिसूचना संख्या-364 दिनांक 19-09-12 द्वारा श्री पासवान को अंचलाधिकारी के पद पर अंचल - रोह, जिला - नवादा में 
पदस्थापित किया गया । दिनांक 15-10-14 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के द्वारा गठित धावा दल के द्वारा श्री पासवान 
को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया गया । 

श्री पासवान का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम -3(1) का उल्लंघन है । 

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम -9(1)( क ) के आलोक में श्री 
भोला पासवान, परियोजना प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार को दिनांक 17-12-2014 के अपराह्न से पुनः निलंबित किया जाता 


8 


बिहार गजट , 18 मार्च 2015 


निलंबन अवधि का मुख्यालय महाप्रबंधक कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर रहेगा । 

निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के भाग -4 के 
नियम -10 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम -96 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० )-अस्पष्ट, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 52-571 +50- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


